निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 312 ) 


_ 28 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार, 19 मार्च 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


19 मार्च 2014 


सं0 3 / एच0 - 01 / 2014सा0प्र0 - 3693 — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक - सभा का आम निर्वाचन , 2014 
एवं बिहार विधान - सभा उप निर्वाचन 2014 के लिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि , छह चरणों 
में , क्रमश: दिनांक 10 अप्रैल, 2014, 17 अप्रैल, 2014, 24 अप्रैल, 2014, 30 अप्रैल, 2014 , 07 मई, 2014 एवं 12 मई, 
2014 को , निर्धारित की गई है । अतः राज्य सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 135 ख में निहित 
प्रावधानों तथा एन . आई. ऐक्ट , 1881 की धारा - 25 के स्पष्टीकरण के आलोक में , निम्नांकित तालिका के स्तम्भ - 2 एवं 
स्तम्भ - 3 में अंकित लोक - सभा क्षेत्रों तथा विधान - सभा क्षेत्रों में उनके नाम के सामने स्तम्भ - 4 में अंकित मतदान की 
तिथियों को , सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है : 

लोक - सभा का आम निर्वाचन , 2014 एवं बिहार विधान - सभा उप निर्वाचन, 2014 
चरण संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम 

संबंधित विधान - सभा | मतदान की 
का नाम एवं संख्या 

निर्वाचन क्षेत्र का तिथि 

संख्या एवं नाम 
1 

2 
प्रथम | 34 - सासाराम ( अ0जा0 ), 35 - काराकाट , 37 - औरंगाबाद, 38 - गया 
चरण । ( अ0जा0), 39 - नवादा एवं 40 - जमुई ( अ0जा0 ) 

10.04.2014 
द्वितीय 28 - मुंगेर, 29 - नालन्दा, 30 - पटना साहिब , 31 - पाटलिपुत्र , 

17.04. 2014 
चरण | 32 – आरा, 33 - बक्सर एवं 36 - जहानाबाद 
तृतीय 8 - सुपौल, 9 - अररिया , 10 - किशनगंज, 11 - कटिहार, 

| 12 - पूर्णियाँ, 26 – भागलपुर एवं 27 – बाँका 
चरण 

24.04. 2014 
चतुर्थ | 6 – मधुबनी, 7 - झंझारपुर , 13 - मधेपुरा, 14 - दरभंगा, 23 - समस्तीपुर 145 - साहेबपुर कमाल 

30 .04. 2014 
चरण । ( अ0जा0 ), 24 - बेगूसराय एवं 25 - खगड़िया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 मार्च 2014 
चरण संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम 

संबंधित विधान - सभा मतदान की 
का नाम एवं संख्या 

निर्वाचन क्षेत्र का तिथि 

संख्या एवं नाम 
1 

2 
पंचम 4 -शिवहर, 5 - सीतामढ़ी, 15 - मुजफ्फरपुर, 19 - महाराजगंज, 112 - महाराजगंज 
चरण | 20 - सारण , 21 - हाजीपुर, ( अ0जा0 ) एवं 22 - उजियारपुर 

07.05. 2014 
षष्टम । 1 - बाल्मीकिनगर, 2 – पश्चिम चम्पारण, 3 – पूर्वी चम्पारण , 
चरण | 16 - वैशाली, 17 – गोपालगंज ( अ0जा0 ) एवं 18 - सिवान 

12.05. 2014 
___ 2 . तदनुसार उक्त मतदान की तिथियों को मात्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ही सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश 
रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 312-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


